रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


ANNUR 


ONNERAL 

10 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 17 , 2017 / फाल्गुन 26 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY ,MARCH 17 , 2017 /PHALGUNA 26 , 1938 


सं . 203 ] 
No. 203 ] 


लोक सभा सचिवालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017 
सा . का . नि . 259 ( अ) .---दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 के भर्ती तथा सेवा शर्त आदेश संख्या 185 द्वारा लोक सभा में 
अधिकारियों पर लागू किए गए मूल नियमों के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा के अध्यक्ष, 
लोक सभा सचिवालय ( आवासों का आबंटन ) नियम , 1974 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात : 


(1) (i) इन नियमों को लोक सभा सचिवालय ( आवासों का आबंटन ) संशोधन नियम , 2016 कहा 

जाएगा । 

( ii ) ये नियम 09.01.2017 से प्रवृत्त होंगे । 
(2) लोक सभा सचिवालय ( आवासों का आबंटन ) नियम, 1974 में - 
( क) नियम 2 ( ञ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

‘ प्राथमिकता तारीख : लोक सभा सचिवालय आवास पूल के लिए किसी आधिकारी की पात्रता का 
निर्धारण लोक सभा सचिवालय में उसके वर्तमान पद के पे मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा । निम्न टाइप 
अर्थात टाइप - | से टाइप - IVके आवास के संबंध में प्राथमिकता तारीख लोक सभा सचिवालय में सेवा में 
आने की तारीख को माना जाएगा और उच्च टाइप के आवास के लिए वह तारीख प्राथमिकता तारीख मानी 
जाएगी जब अधिकारी ने लोक सभा सचिवालय में संबद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर में वेतन आहरित करना शुरू 
किया । आवास के उच्च टाइप में पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण पे मैट्रिक्स में वेतन के आधार पर किया 
जाएगा । यदि वेतन भी समान हुआ तो वरिष्ठता तय करने के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर इस सिद्धांत के 
आधार पर विचार किया जाएगा कि जो अधिकारी पहले सेवानिवृत्त हो रहा है उसे बाद में सेवानिवृत्त होने वाले 
अधिकारी की तुलना में उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी । 

परंतु यह कि उन अधिकारियों के मामले में जो 1-1-1988 को लोक सभा सचिवालय की सेवा में थे 
किन्तु उसके पूर्व यदि उनका केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में कोई सेवा काल रहा है तो प्राथमिकता तारीख 
निर्धारित करने के लिए उसकी संगणना की जाएगी । 


1461 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


( ख) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
आवासों का वर्गीकरण 

इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, कोई अधिकारी नीचे दी गई सारणी के खंड - 1 
दर्शाए गए टाइप के आवास के आवंटन हेतु पात्र होगा : 


आवास का प्रकार 


वर्तमान ग्रेड पे/ मूल वेतन 


पे मैट्रिक्स में स्तर 


(2 ) 


1900रुपये 


2 


॥ 


3, 4 , 5 


2000 रुपये , 2200 रुपये , 2400 रुपये और 2800 

___ रुपये 


4200 रुपये , 4600 रुपये और 4800 रुपये 


6 , 7 , 8 


5400 रुपये और 6600 रुपये 


10 , 11 


7600 रुपये 


और 8000 रुपये 


12 


TV 
V -ए ( डी -II) 
V - बी ( डी - I) 
VI- ए ( सी -II ) 
VI - बी ( सी -I ) 


8700 रुपये 


13 


10, 000 रुपये 


14 


67, 000 रुपये से 74, 999 रुपये 


15 ( स्तर में इंडेक्स 

सं . 1 से 4) 


VIL 


75, 000रुपये से 79, 999रुपये 


15( स्तर में इंडेक्स 
सं . 5 से 8 ) , 16 


VIII 


80, 000 रुपये और अधिक 


17, 18 


यदि टाइप VI - ए या इससे ऊपर के आवास के आबंटन के लिए कोई पात्र और इच्छुक अधिकारी उपलब्ध न 
हो तो यह आवास अगली एक टाइप कम श्रेणी वाले वरिष्ठतम अधिकारी को आवंटित किए जा सकते हैं | 

जो अधिकारी टाइप V - ए या इससे ऊपर के आवास के पात्र हैं , वे एक श्रेणी कम वाले आवास के लिए भी 
आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसा आवास टाइप - IV श्रेणी के आवास से कम नहीं हो । 

[ फ़ाइल सं. 7 / 2/ 2016/ एएन -II ] 

___ अनूप मिश्र, महासचिव 
टिप्पण : मूल नियम दिनांक 1 मई, 1974 की अधिसूचना संख्या सा . का. नि . 576 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और 
बाद में : 

1. सा . का. नि. 279 ( अ), दिनांक 17 जून, 1977 
2. सा . का .नि. 566 ( अ), दिनांक 1 दिसम्बर,1978 

सा . का. नि . 439 ( अ), दिनांक 7 जुलाई, 1979 
4. सा . का. नि . 1110 ( अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1986 
5. सा . का. नि . 1011 ( अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 1987 
6. सा . का . नि . 3 ( अ), दिनांक 1 जनवरी, 1997 

सा . का . नि . 67 ( अ), दिनांक 6 फरवरी, 1997 
8. सा. का .नि . 142 ( अ), दिनांक 20 मार्च, 1998 
9. सा. का .नि . 247 ( अ), दिनांक 6 मई, 1998 
10. सा . का . नि . 621 ( अ), दिनांक 14 अक्तूबर, 1998 
11. सा . का. नि . 81 ( अ), दिनांक 8 फरवरी, 1999 
12. सा . का . नि. 742 (अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 
13. सा . का. नि . 314 ( अ), दिनांक 3 मई, 2009 
14. सा . का . नि . 799 ( अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे । 


[ TT II - QUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LOK SABHA SECRETARIAT 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th February , 2017 
G .S. R . 259 ( E ). –In exercise of the powers conferred by the rule 45 of Fundamental Rules as made applicable to 
the officers of the Lok Sabha Secretariat by Recruitment and Conditions of Service Order No. 185 , dated the 19th 
December, 1957 , the Speaker of the Lok Sabha hereby makes the following rules further to amend the Lok Sabha 
Secretariat (Allotment of Residences ) Rules, 1974 , namely : 
(1) (i) These rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Amendment Rules , 

2016 . 


( 2 ) 


( ii) They shall come into force w .e.f. 09.01.2017 . 
In the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules 1974 
For Rule 2 (i), the following shall be substituted : 

Priority Date: The eligibility of an officer for Lok Sabha Secretariat Pool accommodation shall 
be determined as per the Pay Matrix of such officer in his present post held in the Lok Sabha 
Secretariat. “ Priority date ” in respect of lower type of accommodation i.e . Type -I to Type IV shall be 
the date of joining the service in Lok Sabha Secretariat and for the higher type, the date in which the 
officer starts drawing the pay in the level of the relevant pay matrix in the Lok Sabha Secretariat. Inter 
se seniority in the higher type of accommodation shall be determined as per the pay in the pay matrix . If 
the pay is also the same, the date of retirement shall be considered on the principle that the officer 
retiring earlier shall be accorded higher priority over the officer retiring later. 
Provided that in the case of officer who were in service of the Lok Sabha Secretariat as on 01.01. 1988 , 
the service, if any, rendered by such officers in the Central Government or the State Government before 
such commencement shall be reckoned for determining the priority date . 


(b ) 


For Rule 4 , the following shall be substituted : 
Classification of Residences : 


Save as otherwise provided by these rules, an officer shall be eligible for allotment of a residence of the type 
shown in column - 1 of the table below : 


Type of Residences 


Level in the pay matrix 

(3 ) 


( 1) 


2 . 


3 ,4 ,5 


6 ,7 ,8 


Existing Grade Pay /Basic Pay 

(2 ) 
Rs. 1900 , 
Rs. 2000 , Rs.2200 Rs. 2400 and Rs. 2800 
Rs. 4200 , Rs. 4600 and Rs. 4800 
Rs. 5400 to Rs.6600 
Rs. 7600 and Rs.8000 
Rs. 8700 
Rs. 10 ,000 
Rs. 67000 to Rs. 74999 


II 
III 

IV 
VA ( D II) 
V - B ( D I) 
VIA (CII 
VI B (CI) 


10 , 11 


12 
13 


14 


VII 


Rs. 75000 to Rs.79999 


15 (Index numbers 1 to 4 in the 

level) 
15 ( Index numbers 5 to 8 in the 

level ), 16 

17 , 18 


VIII 


Rs . 80000 and above 


If no eligible and willing officer is available for allotment of accommodation of Type VI- A and above , these 
may be offered to the senior most officers , in the next below Type category . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


Officer entitled for Type VA and above accommodation shall also be eligible to apply for accommodation 
below entitlement subject to the condition that such accommodation shall not be below Type - IV category . 


[ F . No. 7 /2 / 2016 / AN - II ] 


ANOOP MISHRA , Secy -General 


Foot note: - The Principal rules were published Vide No. G . S .R . 576 , dated the 1st May , 1974 and subsequently amended 
vide: 

1. G .S.R . 279( E ), dated 17th June, 1977 
2. G .S.R . 566 ( E ), dated 1st December, 1978 
3 . G . S .R . 439 (E ), dated 7th July, 1979 
4 . G .S .R . 1110 (E ), dated 26th September, 1986 
5. G .S .R . 1011( E ), dated 22nd December, 1987 
6 . G ,S.R . 3 (E ), dated 1st January, 1997 
7 . G .S.R . 67(E ), dated 6th February, 1997 
8 . G .S . R . 142 (E ), dated 20th March , 1998 
9 . G .S .R . 247 ( E ), dated 6th May , 1998 
10. G .S.R . 621( E ), dated 14th Oct. 1998 
11. G . S. R . 81 ( E ), dated 8th Feb ., 1999 
12 . G .S. R . 742 (E ) dated 13th Oct.2008 
13. G .S .R . 314 ( E ) dated 3rd May, 2009 
14 . G . S. R . 799 ( E ) dated 26th Dec. 2013 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by SARVESH 
SARVESH KUMAR KUMAR SRIVASTAVA 
SRIVASTAVA 

Date : 2017.03.18 17:29:41 
+ 05 30 


